इसे वेबसाइट www.govtpress.nic.in से 
भी डाउन लोड किया जा सकता है. 


मध्यप्रदेश ANT 


प्राधिकार से प्रकाशित 


क्रमांक 42] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 22 मार्च 2024-चैत्र 2, शक 4946 


भाग 3 (4 ) 
विज्ञापन 


अन्य सूचनाएं 
नाम परिवर्तन 
मैं, महेश चन्द्र राठौर पुत्र श्री पन्‍नलाल राठौर, निवासी-08, जोगी मोहल्ला, aor—7, सीहोर (म.प्र... मेरा सही-सही एवं 
वास्तविक नाम महेश चन्द्र राठैर है, जो कि मेरे सभी दस्तावेज मार्कशीट, मतदाता परिचय-पत्र एवं कार्यालय दस्तावेज में दर्ज 
है. मेरे आधार कार्ड में मेरा नाम महेशचन्द लिखा है जो कि गलत है. अतः मुझे महेश चन्द्र राठौर पुत्र श्री पन्‍नालाल राठौर के 
नाम से जाना एवं पहचाना जावे. 


पुराना नाम नया नाम 
(महेशचन्द) (महेश चन्द्र राठौर) 


(G-586) 
नाम परिवर्तन 
सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि सुरेश प्रसाद आत्मज श्री मोहन लाल जो कि मेरे सर्विस रिकार्ड में दर्ज है 
मुझे सुरेश प्रसाद आत्मज श्री मोहन लाल के नाम परिवर्तन कर सुरेश प्रसाद मिश्रा आत्मज श्री मोहन लाल मिश्रा कर रहा हूँ, 
मुझे भविष्य में सुरेश प्रसाद मिश्रा आत्मज श्री मोहन लाल मिश्रा के नाम से जाना-पहचाना जावे एवं शासकीय एवं अर्धशासकीय 
एवं समस्त दस्तावेजों में लिखा पढ़ा व मान्य किया जावे. 


पुराना नाम नया नाम 
(सुरेश प्रसाद) (सुरेश प्रसाद मिश्रा) 
आत्मज-श्री मोहन लाल आत्मज-श्री मोहन लाल मिश्रा 


पता-6वीं. बटा. एस.ए.एफ. 
(G-587) डी समवाय रॉझी, जबलपुर (म.प्र.). 
307 


308 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 मार्च 2024 [ भाग 3 (4) 


नाम परिवर्तन 
सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे आधारकार्ड, पेनकार्ड, बैंक पासबुक एवं शिक्षा संबंधी अंकसूची में मेरा नाम 
विजय कुमार सिंह दर्ज है एवं मेरे सर्विस रिकार्ड में मेरा नाम विजय कुमार दर्ज है, ये दोनों नाम मेरे स्वयं के हैं. अतः मेरे सभी 
शासकीय / अर्द्धशासकीय एवं अन्य प्रपत्रों में मेरा नाम विजय कुमार के स्थान पर विजय कुमार सिंह के नाम से जाना-पहचाना, 
लिखा पढ़ा जावे. 


पुराना नाम नया नाम 
(विजय कुमार) (विजय कुमार सिंह) 
पता-6वी. बटालियन, aT vist, 
(0-588) जिला-जबलपुर (AY). 
नाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, शेख अजीम कुरैशी, see शेख रसूल, उम्र 77 वर्ष, साकिन-मुर्सिद बाबा की 
मजार के पास, बजरिया, वार्ड नं. 7, तहसील व जिला दमोह. मेरे स्वयं के संबंधित अभिलेखों में मेरा नाम शेख अजीम और 
शेख अजीम कुरैशी लिखा है, इसी तरह अंग्रेजी में SHEIKH AZEEM और अन्य अभिलेखों में-$प्राग्राटप्त AZIM QURESHI 
का लेख है, जबकि अभिलेखों / दस्तावेजों में मेरा सही नाम हिन्दी में शेख अजीम कुरैशी और अंग्रेजी में SHEIKH AZIM 
QURESHI हो गया है. अतः भविष्य में मुझे हिन्दी में शेख अजीम कुरैशी और अग्रेंजी में SHEIKH AZIM QURESHI के नाम 
से जाना-पहचाना एवं पढ़ा जावे. 


पुराना नाम नया नाम 
(शेख अजीम) ; (शेख अजीम कुरैशी) 
(SHEIKH AZEEM) (SHEIKH AZIM QURESHD. 
(G-589) 
नाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, अभिषेक चतुर्वेदी आ. स्व. श्री रमा शंकर चतुर्वेदी, निवासी-मकान नं. 364, 
क्रिस्टल आइडियल सिटी. अवधपुरी, भोपाल (म.प्र). यह कि मेरी पुत्री order wgde} (Advaita Chaturvedi) के आधार कार्ड 
में उसका नाम आदूया चतुर्वेदी (Adya Chaturvedi) अंकित हो गया है. जबकि उसका सही नाम 3द्ठैता चतुर्वेदी (Advaita 
Chaturvedi) है. उक्त दोनों नाम मेरी पुत्री के ही हैं. अतः वास्तविक एवं सही नाम अद्दैता चतुर्वेदी (Advaita Chaturvedi) के 
नाम से ही जाना-पहचाना एवं दर्ज किया जावे. 

भवदीय, 
(अभिषेक चतुर्वेदी) 
(G-590) 
नाम परिवर्तन 

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का नाम उसके जन्म प्रमाण-पत्र में त्रुटिवश “मन्त्र/मोहन शर्मा” अंकित 
हो गया है, जिसमें मैं, वर्तमान में अपने पुत्र का नाम “मोहन शर्मा” कराना चाहता हूँ. अतः मेरे पुत्र का नया नाम “मोहन शर्मा” 
के नाम से जाना व पहचाना जाएगा. 

भवदीय 
(विकास शर्मा) 
पिता-सुरेशचंद्र शर्मा, 
निवासी-ब्राम्हण मोहल्ला, चिखल्दा, 
(G-59]) जिला धार (म.प्र). 


am3a(4)] eer राजपत्र दिनांक 22 मार्च 2024 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 मार्च 2024 309 


नाम परिवर्तन 
मैं, टीकाराम लोधी आत्मज श्री धीरज सिंह, Parh-s79, दिघौनी, तहसील नटेरन, जिला विदिशा (मर). मेरे आधार कार्ड 
में त्रुटिवश मेरा नाम रोहित दर्ज हो गया है. जो कि गलत है. जबकि मेरे सभी शैक्षणिक दस्तावेजों में मेरा नाम टीकाराम cet 
दर्ज है. जो सही व सत्य है. अतः मेरा सही नाम टीकाराम लोधी पिता धीरज सिंह लिखा पढ़ा दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम नया नाम 
(रोहित) (टीकाराम लोधी) 
(ROHIT) (TEEKARAM LODHI) 
(G-592) 
नाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि त्रुटिवश आधार कार्ड में मेरा नाम दुगार्बाई पटेल अंकित हो गया है. मेरा सही 
नाम मधु पटेल है. अतः भविष्य में मुझे सभी शासकीय दस्तावेजों में मुझे इसी नाम से ही पहचाना जाये. प्रकाशन उपरांत मुझे 
मधु पटेल के नाम से जाना जावे. 


पुराना नाम नया नाम 
(दुगार्बाई पटेल) (मधु पटेल) 
(DURGA BAI PATEL) (MADHU PATEL) 
(G-593) 
नाम परिवर्तन 


मेरे नाबालिक बेटे का नाम (अन्वय SETA) सभी रिकॉर्ड में और आधार कार्ड में लिखा है. मैंने अपने नाबालिक बेटे का 
नाम (अन्वय SETA) से बदलकर (मानविक उन्हाले) कर लिया है. प्रकाशन उपरांत सभी रिकॉर्ड में मेरे नाबालिक बेटे का नया 
नाम (अन्वय Sele) के बजाये (मानविक उन्हाले) नाम से जाना-पहचाना जावे. 
आवेदक, 
(मुकेश उन्हाले) 
पुत्र-श्री नारायणराव उन्हाले, 
franfi—745, एएन राजहर्ष कॉलोनी, 
(0-594) कोलार रोड, भोपाल (म.प्र.). 


नाम परिवर्तन 

मैं, श्रीमती निर्मला दुबे पत्नी श्री उदयवीर दुबे, आयु वयस्क, निवासी-ए-270, न्यू मिनाल रेसीडेंसी, जे. के. रोड, भोपाल 
(म.प्र). के नाम से जानी-पहचानी जाती हूँ, मेरा घर का नाम नंदा दुबे होने से मेरी पुत्री की समस्त शैक्षणिक रिकॉर्ड में माता 
के नाम के स्थान पर नंदा दुबे अंकित हो गया है, जबकि मेरा सही व वास्तविक नाम निर्मला दुबे है, मुझे इसी नाम से 
जाना-पहचाना जाता था. प्रकाशन उपरांत मेरी पुत्री के समस्त दस्तावेजों में माता के नाम के स्थान पर निर्मला दुबे अंकित 
किया जावे. 

आवेदक, 
(निर्मला दुबे) 
NIRMALA DUBEY 

(G-595) 


30 मध्यप्रदेश (| eS SCC SSE दिनांक 22 मार्च 2024 ren oe EELS ae दिनांक 22 मार्च 2024 | w73(4) 


नाम परिवर्तन 

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा पूरा नाम अंशु राजदेव (ANSHU RAJDEV) पत्नी श्री सोनेश राजदेव 
(SONESH RAJDEV) है, मैं, म. नं. 44, हेमिल्टन कोर्ट, महावीर गिरी, इन्द्रप्रस्थ एयरपोर्ट रोड, भोपाल. मेरा विवाह हिन्दु रीति 
रिवाज के अनुसार श्री सोनेश राजदेव के साथ सम्पन्न हुआ, विवाह से पूर्व मेरा नाम पिंकी केशवानी (PINKY KESWANI) 
पुत्री श्री जी.डी. केशवानी (G.D. KESWAND) था. जो कि मेरे समस्त शैक्षणिक दस्तावेजों में दर्ज है, अब विवाह के पश्चात 
मेरा नाम परिवर्तित हो चुका है एवं मेरे आधार कार्ड, पेन कार्ड एवं मतदाता परिचय पत्र में भी मेरा नाम अंशु राजदेव (ANSHU 
RAJDEV) पत्नी श्री सोनेश राजदेव (SONESH RAIDEV) अंकित व दर्ज है. भविष्य में इसी नाम से जानी-पहचानी 
जाऊँगी. 


पुराना नाम नया नाम 
(पिंकी केशवानी) (अंशु राजदेव) 
पुत्री-जी. डी. केशवानी पत्नी-सोनेश राजदेव 
(G-596) 
नाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण हेतु सूचित हो कि मैं, श्रीमती gat पेठारी पत्नी श्री संदीप पेठारी, निवासी-म.न.-70, राहुल नगर, मैनिट चौराहा 
gay, भोपाल (म.प्र). विवाह पूर्व मेरा नाम | पूर्वा कीर पुत्री श्री महेश कीर था. जो विवाह पश्चात परिवर्तित होकर 
श्रीमती पूर्वा tort पत्नी श्री संदीप पेठारी हो गया है. जो सही एवं सत्य है. अतः भविष्य में भी मुझे मेरे सही नाम श्रीमती पूर्वा पेठारी 
पत्नी श्री संदीप पेठारी से जाना एवं पहचाना जावे. 


पुराना नाम नया नाम 
(पूर्वा कीर) (पूर्वा पेठारी) 
पुत्री-श्री महेश कीर पत्नी-श्री संदीप पेठारी 
(G-597) 
नाम परिवर्तन 


मेरा नाम विवाह के पूर्व संगीता पिता शालीकराम ढोबले है तथा मेरा विवाह प्रवीण अतकरे के साथ में हो जाने से मेरा 
नाम वर्तमान में संगीता पति प्रवीण अतकरे जो मतदाता परिचय पत्र में दर्ज हुआ है तथा मैं वर्तमान में उसी नाम से 
जानी-पहचानी जाती हूँ. अतः मेरा नाम संगीता पति प्रवीण अतकरे सभी दस्तावेजों में लिखा पढ़ा दर्ज किया जावे. 


आवेदिका 
(संगीता) 
पति-प्रवीण अतकरे, 
निवासी-जाम, तहसील सौंसर, 
(0-598) जिला पांदुर्णा (म.प्र. 


जाहिर सूचना 
(भारतीय भागीदारी अधिनियम की धारा 72 के अधीन सूचना-पत्र) 

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेसर्स शीतल नाथ कॉलोनाइजर्स, फर्म पंजीयन क्रमांक -- 0.-04-0t—-0082-22, 
कार्यालय का पता-एस-05, द्वितीय तल, जैन टॉवर, नेहरू नगर, भोपाल (म.प्र.) है, जिसमें फर्म के 4 भागीदार में से श्री अजय 
कुमार जैन पुत्र स्व. श्री रामस्वरूप जैन, निवासी-बी-404, आकृति गार्डन, नेहरू नगर, भोपाल (म.प्र.. दिनांक--3--0--2023 
को फर्म से निवृत्त हो गए हैं. 

मेसर्स शीतल नाथ कॉलोनाइजर्स, 
(सौरभ कुमार जैन) 
पुत्र-श्री वीरेंद्र कुमार जैन, 

(G-599) द्वारा-भागीदार. 


भाग 3 (4) | मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 मार्च 2024 3]] 


नाम परिवर्तन 


मैं, MAYANK PATAIRIYA S/o. VISHVNATH PATAIRIYA, निवासी-मकान नं. 423, RIRSTGRA कॉलोनी, कोलार 
रोड, भोपाल (म.प्र)) मेरे समस्त दस्तावेजों में मेरा नाम-नारायण दास पटेरिया (NARAYAN DAS PATAIRIYA ) आत्मज 
विश्वनाथ पटेरिया ( VISHVNATH PATAIRIYA ) एवं मेरे आधारकार्ड में दुर्लभ पटेरिया (DURLABH  PATAIRIYA) 
आत्मज विश्वनाथ पटेरिया (VISHVNATH PATAIRIYA ) दर्ज है. जिस भी दस्तावेज में मेरा नाम नारायण दास पटेरिया 
(NARAYAN DAS PATAIRIYA) एवं दुर्लभ पटेरिया (DURLABH PATAIRIYA) दर्ज है. उसके स्थान पर मेरा नाम- 
MAYANK PATAIRIYA S/o. VISHVNATH PATAIRIYA पढ़ा एवं लिखा जावे. 


पुराना नाम नया नाम 
(NARAYAN DAS PATAIRIYA, DURLABH PATAIRIYA ) (MAYANK PATAIRIYA). 
(G-600) 


नाम परिवर्तन 


मुझे पूर्व में अनिल कुमार सोमानी (ANILKUMAR SOMAN)) के नाम से जाना जाता था. जिसे परिवर्तित कर मेरा 
नाम बालकृष्ण लक्ष्मीनारायण सोमानी (BALKRISHAN LAXMINARAYAN SOMANI) कर लिया है, और मुझे भविष्य 
में बालकृष्ण, लक्ष्मीनारायण सोमानी (BALKRISHAN LAXMINARAYAN SOMANI) के नाम से जाना एवं पहचाना जावे. 


पुराना नाम नया नाम 
(अनिल कुमार सोमानी) (बालकृष्ण, लक्ष्मीनारायण सोमानी) 
निवासी-वार्ड नंबर 34, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 
के पीछे शनवारा शहर, 
तहसील व जिला बुरहानपुर (9). 
((-60]) 


नाम परिवर्तन 


मैं, बिजेश कुमार आ. जीवन सिंह, निवासी-ग्राम श्यामपुरा, तहसील आष्टा, जिला सिहोर (म.प्र). मेरे आधारकार्ड में नाम 
विजय दर्ज है. जो की गलत है. जबकि मेरा नाम बिजेश कुमार है. जो सत्य है. सही नाम आधारकार्ड में लिखा-पढ़ा एवं दर्ज 
किया जावे. 


पुराना नाम नया नाम 
(विजय) (बिजेश कुमार). 


(G-602) 
CHANGE OF NAME 
L Hereby declare that, our correct name is Vivek Bhatia and Kirti Srivastava, But in my Son Tejas 

Bhatia's school documents ( T.C.) our name is written Vivek and Kirti in which our surname is not written. 
Henceforth in all of my Son's documents our name will be written Vivek Bhatia and Kirti Srivastava for all 
purposes. 

Applicant 

(Kirti Srivastava) 
(Mother) 
Qte No. CC-332/V/C Sarna Enclave, 

(G-603) Mhow, Indore (M.P.). 


32 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 मार्च 2024 | भाग 3(4) 


PUBLIC NOTICE 
Notice is hereby given that in the Partnership Firm M/s. Siddhi Vinayak Real Estate, Registered office at 


63, Anudeshak Nagar Sukhliya, Indore M.P. 45200 and Registration No. is 03-27-0-0078-20, dated 3-9-2020, 
which was constituted vide Partnership deed executed on 2--209. 


In this Partnership firm subsequentaly following changes have occurred on 2-2-2024, Shri Radheshyam Gupta 
S/o. Shri Madanlal Gupta has voluntarily retired from the Partnership firm . 


Now ]. Shri Bhupendra Kumar Vaidya, 2. Shri Vikram Kumar Vaidya and 3. Shri Ashwin Mehta are the 
running Partners of the Partnership firm. 
M/s. Siddhi Vinayak Real Estate, 
(Bhupendra Kumar Vaidya) 
(G-604) Partner. 


PUBLIC NOTICE 


Notice is hereby given that in the Partnership Firm M/s. Navodaya Developers & Builders Registered 
office at 30 Santram Sindhi Colony, Ujjain M.-P. 45600 and Registration No is 07-33-0-0033-7 dated 3-6-207, 
which was constituted vide Partnership deed executed on 6-5-207. 


In this Partnership firm subsequentaly following changes have occurred on 4-3-2024, Shri Kamal Kumar 
Makhija S/o Shri Bul Chand Makhija has joined the Partnership firm as a new partner. 


Now |. Shri Sanjay Bapna, 2. Shri Chetan Kevlani and 3. Shri Kamal Kumar Makhija are the running 

Partners of the Partnership firm. 
M/s. Navodaya Developers & Builders, 
(SANJAY BAPNA) 
(G-605) Partner. 
PUBLIC NOTICE 

Notice is hereby. given that in the Partnership Firm M/s. Spenta Diesrol Comer, Registered office at 

Gwaltoli, Nasirabad Road, Neemuch (M.P.) and Registration No. is उ.स.फ-27- 999-2000, dated 6--999, 


which was constituted vide Partnership deed executed on 6-3-998. 


In this Partnership firm subsequentaly following changes have occurred on 9-3-2024, Shri Prixhusp J 
Contractor ( Prixhusp S/o Jamshed Ji Contractor ) has voluntarily retired from the Partnership firm and Shri 
Surya Kant Porwal S/o Shri Hari Ballabhji Porwal has joined the firm as a new partner. 


Now |. Shri H.B. Gupta (Hari Ballabh Gupta) and 2. Shri Surya Kant Porwal are the running Partners of 
the Partnership firm. 


M/s. Spenta Diesrol Comer, 
H.B. Gupta (Hari Ballabh Gupta) 
(G-606) Partner. 
जाहिर सूचना 
सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है, कि मेसर्स एस पी एच इंटरप्राइजेस फर्म जिसका पता- 64-बी, प्रेम नगर, 
इंदौर जिसका पंजीयन कमांक 03--27-04-0489-24, दिनांक 4-3--2024 पर पंजीकृत भागीदारी फर्म है. जिसके भागीदार 
4. श्रीमती सुषमा वाधवानी पति स्व. श्री अशोक कुमार वाधवानी, 2. श्रीमती हीना बाधवानी पति श्री ओमप्रकाश वाधवानी, 


mm3(4)] RT राजपत्र दिनांक 22 मार्च 2004 8 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 मार्च 2024 3]3 


3. श्रीमती पूनम वाधवानी पति श्री किशोर वाधवानी थे. तत्पश्चात्‌ दिनांक 22—42—202 को भागीदारी संशोधन लेख द्वारा 
4 श्री नितेश वाधवानी पिता स्व. श्री अशोक कुमार वाधवानी, 2. श्री संदीप सोमानी पिता श्री ईश्वर सोमानी फर्म मेसर्स एस पी 
एच इंटरप्राइजेस में समिल्लित हो गये हैं, तत्पश्चात्‌ दिनांक 49-4-2022 को भागीदारी संशोधन लेख द्वारा 4. श्रीमती सुषमा 
वाधवानी पति स्व. श्री अशोक वाधवानी, 2. श्रीमती हीना वाधवानी पति श्री ओमप्रकाश वाधवानी, 3. श्रीमती पूनम वाधवानी 
पति श्री किशोर वाधवानी भागीदारी फर्म मेसर्स एस पी एच इंटरप्राइजेस से पृथक हो गए हैं. प्रथकीय भागीदारों ने फर्म मेसर्स 
एस पी एच इंटरप्राइजेस से अपना पूर्ण हिसाब किताब कर लिया है तथा कुछ भी लेना-देना शेष नहीं हैं. तत्पश्चात्‌ 
दिनांक 7-3-2004 को भागीदारी संशोधन लेख द्वारा फर्म का पता 345, साकेत नगर, इंदौर (म.प्र) हो गया है. 


मेसर्स एस पी एच इंटरप्राइजेस, 
GQ. नितेश वाधवानी, 2. संदीप सोमानी) 
(G-607) (भागीदार). 


जाहिर सूचना 
सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि, भारतीय भागीदारी अधिनियम, 4932 के अधीन रजिस्टर्ड फर्म ANANT 
MULTIVENTURES, पता-8-8, B-Sector, Kasturba Nagar, Near Chetak Bridge, Bhopal (M.P.). पंजीयन क्रमांक 
04-04-04-0268-23, दिनांक 30-7-2023 की रचना में निम्नानुसार परिवर्तन हुए है. यह कि दिनांक 9-3--2024 को 
भागीदार क्र. 03 अवधेश सिंह आत्मज श्री चंद्रदेव सिंह, निवासी-सेवनिया ais, जिला भोपाल (म.प्र.) एवं भागीदार क्र. 04, 
राजीव श्रीवास्तव आत्मज श्री अतुल श्रीवास्तव, निवासी-म.नं. 43, ae रोड, निर्मल कल्पना सोसायटी, चूना भट्टी, जिला 
भोपाल (म.प्र). आपसी सहमति से इस भागीदारी फर्म से पृथक्‌ हो रहे हैं. 
For-ANANT MULTIVENTURES, 
(राजेश शर्मा) 
(पार्टनर) 
बी-4, कस्तुरबा नगर, Free चेतक ब्रिज, 
(G-608) भोपाल (म.प्र.). 


जाहिर सूचना 
सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि, M/s MAXTAR INDUSTRIES पंजीयन क्रमांक 04--04-04-0438- 22, 
दिनांक 45 जून 2022 भोपाल सम्भाग से पंजीकृत फर्म है. यह कि, संशोधित भागीदारी अभिलेख दिनांक 4 मार्च 2024 के अनुसार 
इस भागीदारी फर्म से दिनांक 29 फरवरी 2024 को श्रीमती गीतिका ज्ञानी पत्नि श्री कुनाल ज्ञानी, निवासी-03 ब्लू वर्ड प्रीमियम 
बंगलोव्स, आकृति ईको सिटी, बावड़िया कलां, हुजूर, भोपाल आपसी सहमति से पृथक अलग हो रही हैं तथा कुनाल ज्ञानी पिता 
श्री सर्वदीप सिंह, निवासी-03 ब्लू वर्ड प्रीमियम बंगलोव्स, आकृति gar Rei, बावड़िया कलां, हुजूर, भोपाल आपसी सहमति से 
इस फर्म में सम्मिलित (शामिल) किये aa हैं और भागीदारी फर्म का पुराना पता बदलकर नवीन Gat-Khasra No. 3--l-3- 
l-3, Gram Khanpura, Mandideep, Distt. Raisen (M.P.) Pin 462046 किया गया है. 
For MAXTAR INDUSTRIES, 
(विजय पाल सिंह परमार). 
(G-609) (भागीदार). 
नाम परिवर्तन 
सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का नाम सिद्धि यादव शालेय अभिलेख, जन्म प्रमाण-पत्र समग्र आई 
डी और अन्य दस्तावेजों में दर्ज है. जो सही है किन्तु त्रुटिवश आधारकार्ड में आरना यादव दर्ज हो गया है. जो कि गलत है. 
अतः मेरी पुत्री का सही नाम सिद्धि यादव (Siddhi Yadav) को ही भविष्य में सभी शासकीय /अर्धशासकीय / व्यक्तिगत 
कार्यवाही एवं समस्त दस्तावेजों में पढ़ा एवं लिखा जावे. 
weit, 
(G-60) (विनोद यादव) 


3]4 मध्यप्रदेश Bie राजपत्र दिनांक 22 मार्च 2024 nd दिनांक 22 मार्च 2024 [ भाग 3 (4 ) 


PUBLIC NOTICE 

“Public Notice is hereby given that the partnership firm M/s New Land Real Estate having Firm Registra- 
tion Number: 0/0/0/0396/22 dated 20.2.2022 having Address at 79, Ilyas Building Budhwara, Char Batti 
Chouraha, Bhopal, Madhya Pradesh consisting of partners Mr. Zakaria Mohammad S/o Mohammad Ilyas, 
Mr. Mohammed Salman S/o Mohammed Ilyas, Mr. Mohd. Zaheer S/o Mohammad Ilyas and Mr.Mohd Azam 
S/o Mohammed Ilyas, by virtue of partnership agreement dated 5-] 2-2022. Now with effect from 2-2-2022 
one new partner Mr. Zuber Siddiqui S/o Mohd. Amhad Siddiqui is inducted as partner along with all continuing 
partners. Be Informed Public in Large" 

M/s New Land Real Estate, 
(Zakaria Mohammad) 
Partner. 


(G-6]]) 


नाम परिवर्तन 
सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा वास्तविक व सही नाम मोहम्गद रफीक (MOHAMMAD RAFIK ) पिता 
हाजी रजाक पटेल (HAZIRAJAK PATEL) है. जो कि सही व सत्य है तथा मेरे आधार कार्ड एवं पेन कार्ड पर भी दर्ज 
है. किन्तु मेरे शैक्षणिक दस्तावेजों पर ब्लुटीवश मेरा नाम मोहम्मद रफीक खान (MOHAMMAD RAFIK KHAN) पिता 
रजाक खान ( RAJAK KHAN) दर्ज हो गया है. अतः भविष्य में मुझे मेरे सही नाम मोहम्मद रफीक ( MOHAMMAD 
RAFIK ) पिता हाजी रजाक पटेल (HAZIRAJAK PATEL) के नाम से जाना, पहचाना व सम्बोधित किया जावे. 


पुराना नाम नया नाम 
(मोहम्मद रफीक खान) (मोहम्मद रफीक) 
(MOHAMMAD RAFIK KHAN) (MOHAMMAD RAFIK) 
पिता-हाजी रजाक पटेल, 
( HAZI RAJAK PATEL ) 


पता-रेहमत साइकल स्टोर्स, मेन रोड, 
मालती चौराहा SET सराय धार (म.प्र.). 
(0-62) 


नाम परिवर्तन 
सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा वास्तविक व सही नाम सुशीला भांगडीया (SUSHILA BHANGDIYA) पति 
श्री कैलाश भांगडीया है. जो कि मेरे आधार कार्ड एवं पेन कार्ड पर अंकित है. किन्तु मेरे कुछ शासकीय व अशासकीय दस्तावेजों 
पर मेरा नाम सुशीला माहेश्वरी पत्नी कैलाश भांगडीया (SUSHILA MAHESHWARI W/o KAILASH BHANGADIA ) 
एवं कुछ पर सुशीला के. सी. माहेश्वरी (SUSHILA K. C. MAHESHWARI) दर्ज हो गया है, अतः भविष्य में मुझे मेरे सही 
नाम सुशीला भांगडीया (SUSHILA BHANGDIYA) पति श्री कैलाश भांगडीया के नाम से जाना, पहचाना व सम्बोधित किया जावे. 


पुराना नाम नया नाम 
(सुशीला माहेश्वरी) (सुशीला भांगडीया) 
(SUSHILA MAHESHWARI) (SUSHILA BHANGDIYA) 


पति-श्री कैलाश भांगडीया, 
पता-वार्ड क्र.6 बेटमा, धार रोड, 
इन्दौर (म.प्र.). 
(G-63) 


am3a(4)] RT राजपत्र दिनांक 22 मार्च 2024 7 +_ मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 मार्च 2024 35 


नाम परिवर्तन 
सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा वास्तविक व सही नाम हरमीत कौर (HARMEET KAUR) पति 
श्री दारासिंह गिद्दे है. जो कि मेरे वोटर कार्ड, पासपोर्ट एवं पूर्व के आधार कार्ड पर अंकित है, किन्तु मेरे द्वारा आधार कार्ड को 
अपडेट करवाते समय उसमें त्रुटिवश मेरा नाम तरनजीत कौर (TARANJEET KAUR) दर्ज हो गया है. जो कि गलत है, 
अतः भविष्य में मुझे मेरे सही नाम हरमीत कौर ( HARMEET KAUR) पति श्री दारासिंह गिद्दे के नाम से जाना-पहचाना 
व सम्बोधित किया जावे. 


पुराना नाम नया नाम 
(तरनजीत कौर) (हरमीत कौर) 
(TARANJEET KAUR) (HARMEET KAUR) 
पति-श्री दारासिंह fre, 
पता-404, द्रविड नगर, 
(G-6I4) इन्दौर (AU). 
नाम परिवर्तन 


मैं, नीलिमा झारिया, (अविवाहित) पिता स्व. श्री मोहनलाल, निवासी-म. नं. 4225, नर्मदा रोड, सिंधी चक्की के पीछे, आदर्श 
नगर, जबलपुर. मेरे शैक्षणिक दस्तावेजों आधार कार्ड, पेन कार्ड, एवं वोटर आई. डी. में मेरा नाम नीलिमा झारिया दर्ज है. परंतु मेरे 
पिता के शासकीय दस्तावेजों में मेरा नाम नीलू जो कि मेरे घर का नाम है. दर्ज कराया है. नीलू एवं नीलिमा झारिया दोनों मेरे 
ही नाम हैं. प्रकाशन उपरांत नाम नीलिमा झारिया, नाम से जाना-पहचाना जाए. 

पुराना नाम नया नाम 
(नीलू) (नीलिमा झारिया) 
(G-65) 
नाम परिवर्तन 

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे विवाह के पूर्व मेरा नाम चतुराबाई पुत्री श्री रामदास था. शादी के बाद मेरा 
नाम श्रीमती सुशीला कुशवाह पत्नी श्री टीकाराम कुशवाह हो गया है. अतः भविष्य में मेरे सभी शैक्षणिक व शासकीय, अशासकीय 
दस्तावेजों में श्रीमती सुशीला कुशवाह पत्नी श्री टीकाराम कुशवाह के नाम से जाना-पहचाना एवं लिखा-पढ़ा, दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम नया नाम 
(चतुराबाई) (सुशीला कुशवाह) 
पुत्री-श्री रामदास पत्नी-श्री टीकाराम कुशवाह. 
(G-66) 
नाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित करती हूँ कि पूर्व में मेरा नाम अंजू असरानी पुत्री श्री देवन दास असरानी था, विवाह उपरान्त मैं, 
श्रीमती हैमा डिंगवानी पत्नी श्री ओमप्रकाश डिंगवानी के नाम से जानी-पहचानी जाती हूँ, उपरोक्त वर्णित दोनों नाम मेरे ही होकर 
एक ही व्यक्ति के नाम हैं. यही परिवर्तित नाम मेरे आधार कार्ड एवं शासकीय, अशासकीय दस्तावेजों में मेरा परिवर्तित नाम 
श्रीमती हेमा डिंगवानी पत्नी श्री ओमप्रकाश डिंगवानी के नाम से जाना व पहचाना-लिखा-पढ़ा दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम नया नाम 
(अंजू असरानी) (हेमा डिंगवानी) 
पुत्री-श्री देवन दास असरानी, 
पत्नी-श्री ओमप्रकाश डिंगवानी, 
पता-28, झूलेलाल कॉलोनी, समाधिया कॉलोनी, 
(G-67) तारागंज, लश्कर, ग्वालियर. 


36 CCRT राजपत्र दिनांक 22 मार्च 2024 dS A) मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 मार्च 2024 [ भाग 3 (4 ) 


नाम परिवर्तन 
सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे घर का नाम प्रमोद भण्डारी तथा स्कूल में प्रवेश के समय मेरे पिता द्वारा मेरा 
नाम wie भण्डारी उर्फ उर्वेश बाबू भण्डारी पुत्र श्री पी. एम. भण्डारी लिखवा दिया था. मेरे शैक्षणिक व बैंक के दस्तावेजों में 
उर्वेश भण्डारी व आधार कार्ड, पेन कार्ड में प्रमोद कुमार भण्डारी अंकित है. उर्वेश भण्डारी व प्रमोद कुमार भण्डारी यह दोनों नाम 
एक ही व्यक्ति यानि मेरे हैं. अतः भविष्य में मेरे सभी शैक्षणिक, शासकीय व अशासकीय दरतावेजों में प्रमोद कुमार भण्डारी पुत्र 
श्री प्रकाश मल भण्डारी उर्फ पी. एम. भण्डारी के नाम रे जाना पहचाना एवं लिखा, पढ़ा, पुकारा दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम नया नाम 
(उर्वेश भण्डारी उर्फ उर्वेश बाबू भण्डारी) (प्रमोद कुमार भण्डारी) 
पुत्र-श्री पी. एम. भण्डारी पुत्र-श्री प्रकाश मल भण्डारी. 
(G-68) 
आम सूचना 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म शिवा बिल्डकॉन जो 96, यमुना नगर, दर्पण कॉलोनी, ठाटीपुर ग्वालियर में 
स्थित है, जिसका पंजीयन क्र. 02-42--04-0380-24, दिनांक 24 मार्च 2024 है. जिसमें दिनांक ।-3--2024 को भागीदार 
Baers fis कुशवाह पुत्र श्री निर्भय सिंह कुशवाह, नि. डी 34, कैलाश नगर, न्यू हाईकोर्ट, ग्वालियर फर्म से अपनी स्वेच्छा से 
gam हो गये हैं एवं इसी दिनांक 44-3-2024 को हर्षवर्धन सिंह भदौरिया पुत्र श्री महेंद्र सिंह भदौरिया, नि. भदौरिया मार्केट, 
आमखो, लश्कर, गिर्द, ग्वालियर फर्म में नवीन भागीदार के रूप में सम्मिलित हो गये हैं एवं इसी दिनांक 44-3-2024 को फर्म 
का मुख्य कार्यालय 96, यमुना नगर, दर्पण कॉलोनी, ठाटीपुर, ग्वालियर से परिवर्तित कर नवीन मुख्य कार्यालय 447, FAR नगर, 
ठाटीपुर, ग्वालियर परिवर्तित हो गया है. आमजन एवं सर्वजन सूचिते हो. 
विष्णु शिवहरे, 
(शिवा बिल्डकॉन) 
भागीदार. 
96, यमुना नगर, दर्पण कॉलोनी, 

ठाटीपुर, ग्वालियर, 

(G-69) 


आम सूचना 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म M/s RAMAJAY BUILDER AND DEVELOPERS जो 202, 
JIWAII NAGAR, THATIPUR, GWALIOR (५.४). में स्थित है, जिसका पंजीयन क्र. 02-42-04-0294-24, दिनांक 
40 मार्च 2024 है. जिसमें दिनांक 8-2-2024 को भागीदार 4. अभय प्रताप सिंह तोमर पुत्र श्री राजेंद्र सिंह तोमर, निवासी-ई-80, 
गाँधी रोड, बलवंत नगर, ठाटीपुर, ग्वालियर, 2. बादागी शर्मा पत्नी राम गोपाल शर्मा, निवासी-ठाकुर बाबा रोड, डबरा, ग्वालियर 
फर्म से अपनी स्वेच्छा से पृथक हो गये हैं एवं इसी दिनांक 8-2-2024 को विजय कुमार शर्मा पुत्र मातादीन शर्मा, निवासी-45, 
सुरेश नगर, ठाटीपुर, ग्वालियर फर्म में नवीन भागीदार के रूप में सम्मिलित हो गये हैं. आमजन एवं सर्वजन सूचित हो. 

M/s RAMAJAY BUILDER AND DEVELOPERS, 
(राघवेन्द्र उपाध्याय) 
(भागीदार) 
202, JIWAJI NAGAR, THATIPUR, 
GWALIOR (५.०). 
(G-620) 


ams (4)] aT HT, दिनांक 22 Are 2024 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 मार्च 2024 3]7 


आम सूचना 
सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स राम स्वरूप यादव जो रिछरा फाटक, दतिया (म.प्र) में स्थित है, 
जिसका पंजीयन क्र. 02-42--04-00425-09, दिनांक 28-0-2009 है. जिसमें दिनांक 2-3-2024 को GRIM यादव पुत्र 
श्री राम स्वरूप यादव, निवासी Rew फाटक, दतिया (मप्र) फर्म में नवीन भागीदार के रूप में सम्मिलित हो गये हैं. आमजन एवं 
सर्वजन सूचित हों. 
मेसर्स राम स्वरूप यादव, 
(राम स्वरूप यादव) 
(भागीदार) 
((3-62) पता-रिछरा फाटक, दतिया (म.प्र.). 
आम सूचना 
सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म RK ENTERPRISES जो Bhargav Colony, MPEB Transformer ke 
Pass, Guna (४.०) में स्थित है, जिसका पंजीयन क्र. 02-40-04-0270-2, दिनांक 23-44-2024 है. जिसमें दिनांक 
25--4-2023 को भागीदार सचिन यादव पुत्र राम निवासी यादव fae—Bhargav Colony, Guna (५.०) फर्म से अपनी 
स्वेच्छा से पृथक हो गये हैं. आमजन एवं सर्वजन सूचित हों. 
RK ENTERPRISES, 
(राम निवास यादव) 
(भागीदार) 
Bhargav Colony, MPEB Transformer ke Pass, 
(G-622) Guna (M.P.). 
नाम परिवर्तन 
मैं, देवांश डंडोतिया (DEVANSH DANDOTIYA) पुत्र संजय शर्मा डंडोतिया सर्वसाधारण को सूचित करता हूँ कि मेरे 
घर का नाम संस्कार डंडोतिया (SANSKAR DANDOTIYA) था. जो मेरी बीमा पॉलिसी में लिखा गया है. जबकि वर्तमान एवं 
भविष्य में मैं, देवांश डंडोतिया पुत्र संजय शर्मा डंडोतिया के नाम से जाना पहचाना एवं पुकारा जाता हूँ, जो मेरे आधारकार्ड, 
पेन कार्ड, शैक्षणिक प्रमाण-पत्र, बैंक पास बुक, इत्यादि अन्य प्रपत्रों में लिखा गया है. अत: मेरी बीमा पॉलिसी में मेरा नाम 
संस्कार डंडोतिया के स्थान पर देवांश डंडोतिया लिखा एवं पढ़ा जावे. आमजन एवं सर्वजन सूचित हों. 


पुराना नाम नया नाम 
(संस्कार डंडोतिया) (देवांश डंडोतिया) 
पुत्र-संजय शर्मा डंडोतिया 
पता-9, दिवाकर एन्क्लेव, पटेल नगर, 
(G-623) सिटी सेंटर, ग्वालियर (44). 
नाम परिवर्तन 
मैं, प्रीति शर्मा (PREETI SHARMA) पत्नी नरेश शर्मा सर्वसाधारण को सूचित करती हूँ कि मेरे घर का नाम पम्मी कहोल 

(PAMMIKAHOL) था. जो मेरे शैक्षणिक प्रमाण-पत्रों में लिखा गया है. जबकि वर्तमान एवं भविष्य में मुझे प्रीति शर्मा पत्नी 
नरेश शर्मा के नाम से जाना-पहचाना एवं पुकारा जाता हैं. जो मेरे आधारकार्ड, पेनकार्ड, बैंक पास बुक, इत्यादि प्रपत्रों में लिखा 
गया है. अतः मेरे शैक्षणिक प्रमाण-पत्रों में मेरा नाम पम्मी कहोल के स्थान पर प्रीति शर्मा लिखा एवं पढ़ा जावे. 


पुराना नाम नया नाम 
(पम्मी कहोल) (प्रीति शर्मा) 
पत्नी-नरेश शर्मा, 


पता-28, लक्ष्मीबाई कॉलोनी, पडाव, 
(G-624) ग्वालियर (म.प्र.). 


38 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 मार्च 2024 [ भाग 3 (4) 


नाम परिवर्तन 
मैं, अमर बाथम (AMAR BATHAM) पुत्र करन बाथम सर्वसाधारण को सूचित करता हूँ कि मेरे घर का नाम जंगलिया 
मांझी (ANGALIA MANJHI) था. जो मेरी बीमा पॉलिसी में लिखा गया है. जबकि वर्तमान एवं भविष्य में मैं, अमर बाथम पुत्र 
करन IRA के नाम से जाना-पहचाना एवं पुकारा जाता हूँ एवं जाउंगा. जो मेरे आधार कार्ड, पेनकार्ड, बैंक पासबुक, इत्यादि अन्य 
प्रपत्रों में लिखा गया है. अतः मेरी बीमा पॉलिसी में मेरा नाम जंगलिया मांझी के स्थान पर अमर बाथम लिखा एवं पढ़ा जावे. आमजन 
एवं सर्वजन सूचित हो. 


पुराना नाम नया नाम 
(जंगलिया मांझी) (अमर बाथम) 
पुत्र-करन बाथम, 


पता-रवि नगर के पीछे, आनंदी बाई का मंदिर, 
ग्वालियर (म.प्र.). 
(G-625) 


आम सूचना 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है. हमारी फर्म में सलूजा ट्रांसपोर्ट को. (M/s SALUJA TRANSPORT CO.) के 
नाम से एक भागीदारी फर्म है. जिसका पंजीयन क्र. 04--47-03--0335-49, दिनांक 45--3-2049 है. इस फर्म से दिनांक 
2-2-2024 से दो भागीदार (4) श्री स. वरुण सिंह सलूजा पिता स. मनजीत सिंह सलूजा, निवासी वार्ड नं. 08 हाउस नं. 447 
मेन रोड, परासिया, छिन्‍्दवाड़ा, तह. परासिया, जिला छिन्‍्दवाड़ा (म.प्र), (2) श्रीमती पलक सलूजा पति स. वरुण सिंह सलूजा, 
निवासी-वार्ड नं. 08 हाउस नं. 447 मेन रोड, परासिया छिनन्‍्दवाड़ा, तहसील परासिया, जिला छिन्‍्दवाड़ा (म.प्र) निकल रही है. 
अतः उक्त भागीदारी फर्म से दिनांक 3-2-2024 सें संशोधन उपरांत दो साझेंदार रहेंगे. उक्त फर्म का राजिस्टर्ड वार्ड नं. 08 मेन 
रोड, परासिया छिन्दवाड़ा, तहसील परासिया, जिला छिन्‍्दवाड़ा (म.प्र) स्थित है. 


M/s SALUJA TRANSPORT CO., 
(स. मनजीत Ris सलूजा) 
पार्टनर, 
(G-626) 


PUBLIC NOTICE 


Public Notice is hereby given that M/s Rhythm House, Indore is a registered partnership firm incorporated 
in the year 98 with 3 partners Mr. Ashok Kumar Raheja, Mr. Indra Kumar Raheja & Mr. Prem Kumar Raheja 
and doing thebusinessofelechonicsw ith fim regishation no.0327300065/2 cated ]" June 202 certificate 
issued by Sub-Registrar of firms and societies Indore. With effect from October, 2023 Mr. Indra Kumar 
Raheja has voluntarily retired from the firm and thereafter the firm's business is being carried out by the 
remaining 2 partners i.e. Mr. Ashok Kumar Raheja & Mr. Prem Kumar Raheja. And Registered address of the 
firm is changed from 90, M.G Road, Indore to new address 26/]/3, Lasuriya Mori, Behind Agrawal Tol Kata, 
Dewas Naka, Indore. 

For Rhythm House, 
(ASHOK RAHEJA), 
(PREM RAHEJA) 
Partner. 


(G-627) 


भाग 3 (4)] aT OT, दिनांक 22मार्च 2020 ID मार्च 2024 39 


नाम परिवर्तन 
मैं, श्रीमती विनीता जैन पत्नी श्री नरेश कुमार जैन सर्वसाधारण को सूचित करती हूँ कि मेरे शासकीय, अर्द्ध शासकीय, 
शैक्षणिक प्रपत्र जैसे पेनकार्ड, आधार कार्ड में मेरा नाम संतोष जैन अंकित है एवं मेरे शेयर सर्टीफिकेट में श्रीमती विनीता जैन 
(Vinita /Vineeta Jain) अंकित है, ये दोनों नाम मेरे स्वयं के यानि एक ही व्यक्ति के हैं. अत: मेरे उक्त सभी दस्तावेजों में मेरा 
नाम संतोष जैन / Vineeta Jain के स्थान पर श्रीमती विनीता जैन (Vinita Jain) पढ़ा जावे. 


पुराना नाम नया नाम 
(संतोष जैन एवं) (विनीता जैन) 
(Vineeta Jain) (Vinita Jain) 


पत्नी-श्री नरेश कुमार जैन, 
निवासी-म. नं. 284, जैन नगर, आम्रपाली, 
(G-628) लालघाटी, भोपाल (AY). 
नाम परिवर्तन 

मैं, रंजना सिपाही (RANJANA SIPAHD (अविवाहित) पिता स्व. मुन्नीलाल, निवासी-म.नं. 268, डिलाईट कम्पाउण्ड 
साउथ सिविल लाइन, जबलपुर (म.प्र). यह कि मेरे पिता के सर्विस रिकार्ड में मेरा नाम Gey (Kukoo) दर्ज है. जबकि मेरे आधार 
कार्ड, पेन कार्ड एवं शैक्षणिक रिकार्ड में मेरा नाम रंजना सिपाही (RANJANA SIPAHD) दर्ज है. यह दोनों नाम मेरे ही है. अतः 
भविष्य में मुझे मेरे सही नाम रंजना सिपाही (RANJANA 878प्ता) के नाम से पढ़ा, लिखा एवं जाना-पहचाना दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम नया नाम 
(कुक्कु) (रंजना सिपाही) 
(Kukoo) (RANJANA SIPAHI) 
पिता-स्व. मुन्नीलाल. 
(G-629) 
नाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, रंजना चौहान पति सागर सिंह चौहान, निवासी-एम.पी. हाउसिंग, सांई 
मंदिर के सामने देवास (म.प्र). यह कि पूर्व में मेरा नाम रजनी परमार पिता भेरू सिंह परमार था एवं यही नाम उनकी समस्त 
शैक्षणिक रिकार्ड में भी दर्ज है. सामाजिक रीति रिवाज अनुसार शादी के पश्चात नाम परिवर्तन कर रंजना चौहान पति सागर 
सिंह चौहान रख लिया है. अतः मुझे मेरे सही नाम रंजना चौहान पति सागर सिंह चौहान के नाम से पढ़ा, लिखा एवं 
जाना-पहचाना दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम नया नाम 
(रजनी परमार) (रंजना चौहान) 
पिता-भेरू सिंह परमार पति-सागर सिंह चौहान. 
(G-630) 
नाम परिवर्तन 


मुझे पहले मेरे नाम oy पारसनिया पिता श्रील ओमप्रकाश पारसनिया (PAPPU PARASNIYA S/o OMPRAKASH 
PARASNIYA) के नाम से जाना जाता था. आज दिनांक से मुझे महेन्द्र पारसनिया पिता श्री ओमप्रकाश पारसनिया 
(MAHENDRA PARASNIYA S/o OMPRAKASH PARASNIYA) के नाम से जाना व पहचाना जाए. 
प्रार्थी, 
(पप्पु पारसनिया) 

पता-म. नं. 896, वार्ड क्रमांक 04, 

भोलेनाथ मंदिर के पीछे कालूखेड़ी, 
(0-63]) देवास (म.प्र.). 


320 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 मार्च 2024 | भाग 3 (4 ) 


नाम परिवर्तन 
मैं, श्रीमती रोडी रजक सर्वसाधारण को सूचित करती हूँ कि मेरा विवाह पूर्व का नाम लक्ष्मी रजक पुत्री धीरज सिंह था. 
मेरा विवाह हिन्दू रिती-रिवाज से श्री सुरेश रजक के साथ हो गया है. शादी के बाद मेरा परिवर्तित नाम श्रीमती Wet रजक 
पत्नी श्री सुरेश रजक हो गया है तथा भविष्य में मुझे इसी नाम से जाना-पहचाना जायें एवं मेरे सभी दस्तावेजों में यही पढ़ा जाये. 


पुराना नाम नया नाम 
(लक्ष्मी रजक) (रोडी रजक) 
निवासी-प्लॉट नंबर--786, सर्वधर्म दामखेड़ा 
(G-632) ए-सेक्टर, तह.-हुजूर, जिला-भोपाल (म.प्र). 
नाम परिवर्तन 


मैं, पदम कुमार भंडारी जैन (Padam Kumar Bhandari Jain) पुत्र श्री मिलाप चंद जैन सर्वसाधारण को सचित करता हूँ 
की मेरे सभी शासकीय / अर्धशासकीय / अन्य दस्तावेजों में मेरा नाम पदम कुमार भंडारी जैन (Padam Kumar Bhandari Jain) 
पुत्र श्री मिलाप चंद जैन है. जो की सही है. परंतु मेरे शेयर्स में त्रुटि से मेरा नाम पदम कुमार भंडारी (Padam Kumar Bhandari) 
पुत्र श्री मिलाप चंद जैन अंकित हो गया है. पदम कुमार भंडारी एवं पदम कुमार भंडारी जैन दोनों नाम एक ही व्यक्ति के हैं. 
प्रकाशन उपरांत मुझे पदम कुमार भंडारी जैन के नाम से ही जाना-पहचाना लिखा, पढ़ा एवं पुकारा जाए. 


पुराना नाम नया नाम 
(पदम कुमार भंडारी) (पदम कुमार भंडारी जैन) 
(PADAM KUMAR BHANDARI) (PADAM KUMAR BHANDARI JAIN) 


पुत्र-श्री मिलाप चंद जैन, 
निवासी-मकान नं. 5, कोतवाली रोड, 
(G-633) मौलाना आजाद स्कूल के पास कोतवाली रोड, भोपाल (म.प्र.). 


CHANGE OF NAME 


I, MUNNI BAI W/o BHAGWANDAS SINGH here by declare that I have changed My name as 
NEESHA DEVI RAJPUT W/o BHAGWANDAS SING RAJPUT So, from now and in future J will be 
known by my new name. NEESHA DEVI RAJPUT W/o BHAGWANDAS SING RAJPUT. 


Old Name New Name 
(MUNNI BAT) (NEESHA DEVI RAJPUT) 
W/o BHAGWANDAS SINGH W/o BHAGWANDAS SINGH RAJPUT 
Add:-5, SHIKSHAK COLONY, MORAD FATA, 
(G-634) KASTORBA GRAM, MOROD, INDORE, (M.P.) 


CHANGE OF NAME 
I, Kamla Bai Betab W/o Balmukund Betab here by declare that I have changed my name as 


Dropati Bai Betab W/o Balmukund Betab So, from now and in future I will be known by my new 
name. Dropati Bai Betab W/o Balmukund Betab. 


Old Name New Name 
(KAMLABAI BETAB) (DROPATI BAI BETAB) 
W/o Balmukund Betab 


Add: House No. 689/2, Sudama Nagar, 
(G-635) Dwarkapuri, Indore (M.P.). 


भाग (4)]o ST राजपत्र दिनांक 22 मा 2024 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 मार्च 2024 32I 


नाम परिवर्तन 
सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि पूर्व में मेरा नाम अलका जालोनिया पति कमलेश जालोनिया (Alka Jaloniya 
W/o Kamlesh Jaloniya) था. मेरे पूर्व पति से तलाक के बाद मैंने दूसरा विवाह कर लिया है एवं मैं, अब अलका जटिया पति 
नागेश्वर जटिया के नाम से जानी-पहचानी जाती हूँ. उपरोक्त दोनों नाम मेरे ही हैं. पर भविष्य में मुझे मेरे नये नाम 
अलका जटिया पति नागेश्वर जटिया (Alka Jatiya W/o Nageshwar Jatiya) से जाना-पहचाना व लिखा पढ़ा जावे सो विदित हो. 


पुराना नाम नया नाम 
(अलका जालोनिया) (अलका जटिया) 
निवासी-9१, शिव सिटी सिल्वर स्ट्रीट, 
(G-636) a. 3, ए. बी. रोड, इन्दौर AD). 
आम सूचना 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है, कि फर्म श्री नर्मदा इन्फोटेक पंजीयन क्र. 04-74—0:-0244-47, जबलपुर 
दिनांक 42-4-2047 का पंजीयन है, जिसमें दो भागीदार शशिकांत पाल एवं ऋषि रजक है उक्त फर्म में से श्री शशिकांत पाल 
दिनांक 4-40-2023 से स्वेच्छा से पृथक हो रहे तथा उक्त दिनांक को श्री अंकुश कोष्टा एवं श्री सचिन बालनाथ चिंचले 
सम्मिलित हो रहे फर्म का वर्तमान में 3 ए, शाताब्दीपुरम एम. आर. फोर नियर मुस्कान प्लाजा रोड, विजय नगर, जबलपुर किया 
जाता है. 


M/s Shree Narmada Infotech, 
(अंकुश कोष्टा) 
(G-637) Partner. 


नाम परिवर्तन 
सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, निर्मला उपाध्याय पतली श्री राजेन्द्र प्रसाद उपाध्याय, पुत्री श्र अयोध्या प्रसाद पाराशन, 
निवासी-54, मानिक विलास, रेलवे स्टेशन के पास गांधी रोड, ग्वालियर, मेरा विवाह से पूर्व नाम सावीत्री देवी था, विवाह पश्चात्‌ 
गेरा नाम निर्मला उपाध्याय हो गया था. मेरे अन्य दस्तावेज पैन कार्ड, आधार कार्ड आदि में मेरा नाम निर्मला उपाध्याय ही अंकित है. 
अतः सावीत्री देवी एवं निर्मला उपाध्याय दोनों एक ही व्यक्ति होकर मेरा ही नाम है. मेरा सही नाम निर्मला उपाध्याय 
(NIRMALA UPADHYAY) पत्नी श्री राजेन्द्र प्रसाद उपाध्याय ही ver, लिखा व पहचाना जावे. दस्तावेजों में नाम सुधार 
हेतु प्रस्तुत. 
पुराना नाम नया नाम 
(सावीत्री देवी) (निर्मला उपाध्याय) 
पत्नी-श्री राजेन्द्र प्रसाद उपाध्याय, 
निवासी-54, मानिक विलास गांधी रोड, 
(G-638) ग्वालियर (म.प्र.). 
CHANGE OF NAME 
It is to be informed to the general public that I, Agnes Simon W/o Robert Francis Simon Presently 
Resident of 5 Shiv Mangal Nagar, Near Lalaram Nagar, Indore. earlier known by the name of Agnes Francis 
Simon D/o Francis Simon have changed my name to Agnes Simon W/o Robert Francis Simon for all 
purposes. Hence from now onwards I shall be known as Agnes Simon W/o Robert Francis Simon Only. 


Old Name New Name 
(AGNES FRANCIS SIMON) (AGNES SIMON) 
Resident-5 Shiv Mangal Nagar, 


(G-639) Near Lalaram Nagar, Indore (M.P.). 


322 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 मार्च 2024 [ भाग 3 (4 ) 


विविध 
न्यायालयों की सूचनाएं 
न्यायालय, पंजीयक, लोक wre एवं अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व अनुभाग (ceria), इंदौर, मध्यप्रदेश 
इन्दौर, दिनांक i2 फरवरी 2024 


[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 95: (rH) (95) की धारा 5(2) व मध्यप्रदेश ट्रस्ट नियम, 4963 नियम 5(4) के अन्तर्गत] 


क्र. 280-ट्रस्ट--2024.-आवेदक “श्री वासुपुज्य स्वामी आगमोध्दारक तपागच्छ श्वेतांबर मुर्तिपूजक जैन ट्रस्ट" AH 
यशवंत जैन पिता श्री मांगीलाल जैन, कार्यालय-पता 42, वर्धमान नगर बियाबानी रोड, इंदौर (म.प्र.). द्वारा “श्री वासुपुज्य स्वामी 
आगमोध्दारक तपागच्छ श्वेतांबर मुर्तिपुजक जैन ट्रस्ट” का मध्यप्रदेश पब्लिक एक्ट की धारा 4 (2) के अंतर्गत पब्लिक ट्रस्ट के 
पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है. 

अत: सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट एवं उसकी संपत्ति जिसका विवरण नीचे 
परिशिष्ट में दिया गया है, के संबंध में आपत्ति अथवा दावा पेश करना चाहे तो वह नोटिस के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक 
से एक माह अर्थात्‌ (30 दिन) के अंदर इस न्यायालय में न्यायालयीन दिवस एवं समय में स्वयं या अभिभाषक अथवा अधिकृत 
मुख्तयार के माध्यम से आपत्ति दो प्रति में प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित कर सकते हैं. निश्चित अवधि 
के उपरांत प्राप्त आपत्तियों ,“ दावों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा. 

परिशिष्ट 


(पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता एवं अचल-चल संपत्ति का विवरण) 


ट्रस्ट का नाम : “श्री वासुपुज्य स्वामी आगमोध्दारक तपागच्छ श्वेतांबर मुर्तिपुजक जैन ट्रस्ट” 
कार्यालय का पता : ॥2, वर्धमान नगर, बियाबानी रोड, sdk (म.प्र.). 

चल सम्पत्ति : 5,000 /- (अक्षरी रुपये पाँच हजार मात्र) 

अचल सम्पत्ति : निरंक 


आज दिनांक 42 फरवरी 2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से प्रसारित किया गया. 


(G-640) ओम नारायण सिंह बडकुल, पंजीयक. 


कार्यालय, पंजीयक, लोक न्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा.), मंडला, मध्यप्रदेश 
मंडला, दिनांक 29 अगस्त 2023 
प्ररूप क्र. 4 
[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 4954 (95 का 30) की धारा 5 की उपधारा (2) और 
मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम, 4962 के नियम 5(॥) के द्वारा] 
क्र.-अ.वि.अ- प्र.-4-2023--4444.--यत: कि रामनाथ पटैल पुत्र धनीराम, निवासी-अंजनिया, तहसील बिछिया, जिला 
मंडला ने मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 4954 (4954 का 30) की धारा 4 के अंतर्गत एक आवेदन अनुसूची में विनिर्दिष्ट 


संपत्ति के लिए लोक न्यास के रूप में पंजीकृत किये जाने के लिये आवेदन किया है, एतदद्वारा सूचना-पत्र दिया जाता है कि 
कथित आवेदन पर 2049 के 24-4:-20/9 दिवस पर मेरे न्यायालय में विचार में लिया जाएगा. 


अतः मैं, ऋषभ जैन, जिला मंडला के लोक =e का पंजीयक अपने न्यायालय में दिनांक 7-40--2049 को उक्त 
अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (॥) के द्वारा यथा अपेक्षित जांच करना प्रस्थापित करता हूँ. 


amm3(4)) eae tro, fei 22 AT 20248 


अत: एतदद्वारा सूचना दी जाती है कि किसी आपत्ति या सुझाव को करने का आशय रखते हुए कथित न्यास या संपत्ति 
में हितबद्ध कोई व्यक्ति इस सूचना-पत्र के प्रकाशन की तारीख से एक माह के भीतर दो प्रतियां में लिखित कथन प्रस्तुत कर 
सकता है, और मेरे समक्ष उपरोक्त तारीख पर या तो व्यक्तिशः अथवा प्लीडर या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिए. 
उपरोक्त अवधि के अवसान के उपरांत प्राप्त आपत्तियों को विचार में नहीं लिया जाएगा. 


(G-64) ऋषभ जैन, पंजीयक. 


अन्य सूचनाएं 
कार्यालय, परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक, सहकारिता विभाग, सागर, मध्यप्रदेश 
सागर, दिनांक 29 फरवरी, 2024 
[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 4962 के नियम 57(सी) के अन्तर्गत] 
क्र--परि--330-04-3-2024.-उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर के आदेशानुसार मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी 
अधिनियम, 960 की धारा 69 के अंतर्गत निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं को परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 के अंतर्गत 


मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है:- 
क्र. संस्था का नाम पंजीयन परिसमापन आदेश 
क्रमांक / दिनांक क्रमांक व दिनांक 
_ Gy) 4४० ः 


. waa बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या,, गौरझामर 


श्री प्राथमिक महिला उपभोक्ता सहाकरी भण्डार मर्या., 
रामपुरा, वार्ड सागर. 

सरोजनी नायडू महिला प्राथमिक उपभोक्ता सहाकरी 
WSR ATL, सागर, 


429 / 25--9--2002 
4553 / 23——207 


554 /22—7—-993 


343 / 20-2-2047 
66/ / 28-4-2023 


662 / 28-4—2023 


4. कस्तूरी प्राथमिक बीज उत्पादक सहकारी समिति wal, —- +330 / 20-6 -2009 663 / 28--4-2023 
मगरौन. 

5. धनलक्ष्मी बीज उत्पादक सहकारी समितिं मर्या., 4357 / 40-42-2040 664 / 28—-4—2023 
खटौराखुर्द, 


बलवंत बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., पगारा 
समृद्धि बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., 

बर खेड़ा गौतम. 

ककक्‍काजू बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., 
सेमराकाछी. 

विनायक बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., 
हनौता पटकुई. 


4480 / 23--7-2044 
4462 /8—7—20'3 


4542 / 45--40--2044 


4547 / 22--40--2045 


666 / 28--4--2023 
665 / 28—4—2023 


667 / 28—4—2023 


668 / 28—4—2023 


40. श्री हरेराम बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., 4549 / 23--3--2045 669 / 28--4--2023 
सांवल खिरिया. 

4. महिला आजीविका एवं प्रक्रिया सहकारी समिति मर्या., 4457 / 5--4--2043 434 / 9--2-2024 
केसली. 

42, मछुआ सहकारी समिति zal, छेवला 4986 / 27-42--2048 454 /9-2-2024 

43. श्री शारदा महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या,,..._ 999 /26—-2-2002 472 / 9-2-2024 


रमगढ़ा. 


324 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 मार्च 2024 [ भाग 3 (। ) 


मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 4960 की धारा 74 (4) के अंतर्गत परिसमापन दिनांक से संस्थाओं की समस्त 
आस्तियां परिसमापक में वेष्ठित हो गई हैं, अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 4962 के नियम 57 (सी) के अंतर्गत उक्त 
सहकारी संस्थाओं के विरुद्ध दावों की इस सूचना के प्रकाशन दिनांक से 60 दिवस के अन्दर मय प्रमाणों के यदि कोई हो 
तो लिखित रूप से मेरे समक्ष कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला सागर में कार्यालयीन दिवसों में कार्यालयीन 
समय में प्रस्तुत करें, त्रुटि की दशा में साहूकारगण / adam / सदस्यगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने से 
दायित्वाधीन होंगे, समयावधि उपरान्त उनके कोई दावे एवं आपत्ति मान्य नहीं होगी तथा संस्थाओं की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध 
दायित्व स्वयमेव मुझे प्रस्तुत किये गये समझे ort. 

यदि उक्त संस्थाओं के अभिलेख या आस्तियां/डेडस्टाक /संस्था का रिकार्ड किसी के पास हो तो अविलम्ब 
अधोहस्ताक्षरकर्ता को सौपें यदि बाद में ज्ञात होता है कि किसी के द्वारा जानबूझकर आस्तियां या अभिलेख या रिकार्ड एवं 
डेडस्टाक नहीं सौंपे गये हैं, तो सम्बन्धित के विरुद्ध उनको ager हेतु विधिवत्‌ वैधानिक कार्यवाही की जावेगी, जिसकी सम्पूर्ण 
जवाबदारी सम्बन्धित की होगी. 

यदि उक्त संस्थाओं के अभिलेख एवं आस्तियां समस्त प्रयासों के बावजूद प्राप्त नहीं होती है, तो दावेदारों/साहूकारों » 
सदस्यों के दावे, आपत्तियों तथा लेनदारी एवं देनदारी का निराकरण गतवर्षों की अंकेक्षित स्थिति विवरण पत्रकों के आधार पर 
परिसमापक के विवेक व सक्षम अधिकारी के अनुमोदन उपरान्त किया जावेगा. 

यह सूचना आज दिनांक 29 फरवरी, 2024 को मेरे हस्ताक्षर से जारी की गई. 


(0-642) राकेश कुमार जैन, सहकारी निरीक्षक. 


कार्यालय, परिसमापक एवं वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, जिला सागर, मध्यप्रदेश 
सागर, दिनांक 27 फरवरी, 2024 
[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 4962 के नियम 57(सी) के अन्तर्गत] 
उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर के आदेशानुसार मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 4960 की 
धारा 69 के अंतर्गत निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं को परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 के अंतर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त 
किया गया है:- 


क्र. संस्था का नाम पंजीयन परिसमापन आदेश 
क्रमांक / दिनांक क्रमांक व दिनांक 
(3) (2) (3) (4) 
4. गणेश बीज उत्पादक सहकारी समिति Fal, गढ़ाकोटा 450 / 6-5-2008 787 / 28--8--2023 
2. बिहारी मछुआ सहकारी समिति wal, मंजला 4546 / 20--9--2046 450 / 9-2-2024 
3. माँ शारदा ईंधन आपूर्ति सहकारी समिति wal, were  7534 / 28--42--2045 452 / 9--2--2024 
4. दूरसंचार कर्मचारी साख सहकारी समिति मर्या., सागर 754 /43-7--4999 454 / 9-2-2024 
__ 5. मृत्युंजय प्राथमिक सहकारी प्रिंटिंग प्रेस मर्या, सागर... 4344/48-6-2008 = 55 /9-2~-2024__ 


मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 4950 की धारा 77 (॥) के अंतर्गत परिसमापन दिनांक से संस्थाओं की समस्त 
आस्तियां परिसमापक में वेष्ठित हो गई हैं. अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, t962 के नियम 57 (सी) के अंतर्गत उक्त 
सहकारी संस्थाओं के विरुद्ध दावों की इस सूचना के प्रकाशन दिनांक से 60 दिवस के अन्दर मय wart के यदि कोई हो 
तो लिखित रूप से मेरे समक्ष कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला सागर में कार्यालयीन दिवसों में कार्यालयीन 
समय में प्रस्तुत करें, त्रुटि की दशा में साहूकारगण  दावेदारगण ,//सदस्यगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने से 
दायित्वाधीन होंगे, समयावधि उपरान्त उनके कोई दावे एवं आपत्ति मान्य नहीं होगी तथा संस्थाओं की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध 
दायित्व स्वयमेव मुझे प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे. 

यदि उक्त संस्थाओं के अभिलेख या आस्तियां/डेडस्टाक »संस्था का रिकार्ड किसी के पास हो तो अविलम्ब 
अधोहस्ताक्षरकर्ता को सौपें यदि बाद में ज्ञात होता है कि किसी के द्वारा जानबूझकर आस्तियां या अभिलेख या रिकार्ड एवं 
डेडस्टाक नहीं सौंपे गये हैं, तो सम्बन्धित के विरुद्ध उनको ager हेतु विधिवत्‌ वैधानिक कार्यवाही की जावेगी, जिसकी सम्पूर्ण 
जवाबदारी सम्बन्धित की होगी. 


भाग 3 (4)] eT TG, fee 22 A 202408 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 मार्च 2024 325 


यदि उक्त संस्थाओं के अभिलेख एवं आस्तियां समस्त प्रयासों के बावजूद प्राप्त नहीं होती है, तो दावेदारों,/साहूकारों / 
सदस्यों के दावे, आपत्तियों तथा लेनदारी एवं देनदारी का निराकरण गतवर्षों की अंकेक्षित स्थिति विवरण पत्रकों के आधार पर 
परिसमापक के विवेक व सक्षम अधिकारी के अनुमोदन उपरान्त किया जावेगा. 

यह सूचना आज दिनांक 27 फरवरी, 2024 को मेरे हस्ताक्षर से जारी की गई. 
(G-643) राधे श्याम गुप्ता, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक एवं परिसमापक. 


कार्यालय, परिसमापक एवं उप अंकेक्षक, सहकारिता, जिला सागर, मध्यप्रदेश 
सागर, दिनांक 29 फरवरी 2024 
[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 4962 के नियम-57(सी) के अन्तर्गत] 
उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर के आदेशानुसार मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 4960 की 
धारा 69 के अंतर्गत निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं को परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 के अंतर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त 
किया गया है:- 


क्र संस्था का नाम पंजीयन परिसमापन आदेश 
क्रमांक / दिनांक क्रमांक व दिनांक 

I i ee सा) 

4. बीड़ी उद्योग सहकारी समिति मर्या., रनगुवां 4242 / 34--40--2007 4644 / 6-7-2046 

2. जयश्री राम बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., 455 / 20-5--2044 4406 / 28-7-2047 
बिछिया (उदयपुरा). 

3. दुर्गा महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., 867 / 8—7—2002 634 / 43--4--2047 
जरियाखिरिया. 

4. मोनिका महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति Hal, हरदी._ 970 /28-9—-2002 633 / 43--4--2047 

5. जलतरंग मछुआ सहकारी समिति मर्या., पुतर्रा 4524 / 48-6-2045 446 / 9-2--2024 

__ 5. इंदिरा महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या, केसली 948/277-9-2000 7079-22024 मर्या, केसली_ 948 / 27-9-2002 470 / 9--2-2024 


मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 4960 की धारा 74 (३) के अंतर्गत परिसमापन दिनांक से संस्थाओं की समस्त 
आस्तियां परिसमापक में वेष्ठित हो गई हैं, अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 4962 के नियम 57 (सी) के अंतर्गत उक्त 
सहकारी संस्थाओं के विरुद्ध दावों की इस सूचना के प्रकाशन दिनांक से 60 दिवस के अन्दर मय प्रमाणों के यदि कोई हो 
तो लिखित रूप से मेरे समक्ष कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला सागर में कार्यालयीन दिवसों में कार्यालयीन 
समय में प्रस्तुत करें, त्रुटि की दशा में साहूकारगण, दावेदारगण,/ सदस्यगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने से 
दायित्वाधीन होंगे, समयावधि उपरान्त उनके कोई दावे एवं आपत्ति मान्य नहीं होगी तथा संस्थाओं की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध 
दायित्व स्वयमेव मुझे प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे. 

यदि उक्त संस्थाओं के अभिलेख या आस्तियां/डेडस्टाक /संस्था को रिकार्ड किसी के पास हो तो अविलम्ब 
अधोहस्ताक्षरकर्ता को सौपें यदि बाद में ज्ञात होता है कि किसी के द्वारा जानबूझकर आस्तियां या अभिलेख या रिकार्ड एवं 
डेडस्टाक नहीं सौंपे गये हैं, तो सम्बन्धित के विरुद्ध उनको वसूलने हेतु विधिवत वैधानिक कार्यवाही की जावेगी, जिसकी सम्पूर्ण 
जवाबदारी सम्बन्धित की होगी. 

यदि उक्त संस्थाओं के अभिलेख एवं आस्तियां समस्त प्रयासों के बावजूद प्राप्त नहीं होती है, तो दावेदारों,साहूकारों / 
सदस्यों के दावे, आपत्तियों तथा लेनदारी एवं देनदारी का निराकरण गतवर्षों की अंकेक्षित स्थिति विवरण पत्रकों के आधार पर 
परिसमापक के विवेक व सक्षम अधिकारी के अनुमोदन उपरान्त किया जावेगा. 

यह सूचना आज दिनांक 27 फरवरी, 2024 को मेरे हस्ताक्षर से जारी की गई. 
(G-644) भगवतशरण Ale, उप अंकेक्षक एवं परिसमापक. 


नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2024. 


इसे वेबसाइट www.govtpress.nic.in से 
भी डाउन लोड किया जा सकता है. 


मध्यप्रदेश WAT 


प्राधिकार से प्रकाशित 


क्रमांक 42] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 22 मार्च 2024-चैत्र 2, शक 4946 


भाग 3 (2 ) 


सांख्यिकीय सूचनाएं 


(कुछ नहीं ) 


नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2024. 


